निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 75 ) 


20 पौष 1935 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जनवरी 2014 


सहकारिता विभाग 


- - - 


- 


- - 


अधिसूचना 
शुद्धि पत्र 

11 दिसम्बर 2013 
सं 5 सह. फ. बी .- 165 / 2013 - 5140 — भारत सरकार कृषि मंत्रालय , कृषि एवं सहकारिता विभाग , नई दिल्ली 
के पत्रांक 13011 / 01 / 2008 क्रेडिट || दिनांक 07.02.2013 एवं विकास आयुक्त , बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य 
स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 03. 10. 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पायलट मौसम 
आधारित फसल बीमा योजना के तहत् रबी 2013 - 14 मौसम के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना सं. 4475 , दिनांक 
29. 10. 2013 की कंडिका 2(iii) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय : 

बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना पूर्णतः कंडिका - 1 के 
कॉलम - 2 में अंकित बीमा कंपनियों द्वारा जिलावार / प्रखंडवार / ग्रामवार / किसानवार किया जाएगा । बीमा कंपनियाँ 
मौसम संबंधी आँकड़ा, आई. एम. डी . (IMD) , कृषि विभाग ( सांख्यिकी) बिहार, पटना, NCMSL , Skymet इत्यादि 
द्वारा स्थापित सभी मौसम केन्द्रों से प्राप्त करेंगी तथा जिस आँकड़ा से ज्यादा क्षतिपूर्ति लाभ मिलेगा वही आँकड़ा मान्य 


होगा । 


2. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं. - 4475, दिनांक 29.10 .2013 में शुद्धि पत्र ज्ञापांक - 4905 दिनांक 
27. 11. 13 से संशोधन के उपरान्त की अन्य कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेंगी । 
3. इसमें प्रधान सचिव , सहकारिता विभाग , बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 75 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


